रजिस्ट्री संडी एल - 33004 /99 


REGD. NO . D . L .- 33004 / 99 


. 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART 1 _ Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 255 ] 
No. 255] 


नई दिल्ली , सोमवार , अप्रैल 10 , 2000 / चैत्र 21, 1922 
NEW DELHI,MONDAY, APRIL 10 , 2000 /CHAITRA 21 , 1922 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2000 

आयकर 
का . आ . 373( अ ). - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 139 की उपधारा ( 1 ) के पहले 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे विनिर्दिष्ट अचल सम्पत्तियों को उक्त परन्तुक के खण्ड ( 1 ) के प्रयोजनार्थ अचल सम्पत्तियों 
के रूप में विनिर्दिष्ट करता है : 
( क ) आवासीय ( झोपड़ियों और कच्चे मकानों से भिन्न ) प्रयोजनार्थ प्रयुक्त अचल सम्पत्ति के संबंध में 1500 वर्ग फीट अथवा उससे 

अधिक के तल क्षेत्र वाले , और 
( ख ) वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ प्रयुक्त अचल सम्पत्ति के संबंध में 225 वर्ग फीट अथवा उससे अधिक के तल क्षेत्र वाले , बोर्ड द्वारा 

विनिर्दिष्ट निम्नलिखित क्षेत्रों में , अर्थात : 
निम्नलिखित के शहरी क्षेत्रों में 
( 1 ) महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायत और औद्योगिक नगर अधिनियम , 1965 के अर्थान्तर्गत अहमदनगर जिसमें अहमदनगर की 

नगरपालिका में समाविष्ट क्षेत्र शामिल हैं , 
राजस्थान शहर सुधार अधिनियम, 1959 के अर्थान्तर्गत अजमेर जिसमें राजस्थान सरकार की अधिसूचना सं . एफ 1 ( 5 ) टीपी/72 
दिनांक 16 अगस्त , 1976 में अधिसूचित किए गए क्षेत्र शामिल हैं , 
महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरीय अधिनियम , 1965 के अर्थान्तर्गत अकोला जिसमें अकोला शहर में 

समाविष्ट क्षेत्र शामिल हैं , 
( 4 ) अलापुज्जा ( अलापी ) जिसमें अलापुज्जा नगर पालिका में समाविष्ट क्षेत्र शामिल हैं , 
( 5 ) अलीगढ़ जिसमें अलीगढ़ नगर निगम में समाविष्ट क्षेत्र शामिल हैं , 


1065 G1/ 2000 - 1 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY _ PART II _ SEc . 3(ii)] 
( 6 ) राजस्थान नगर अधिनियम , 1959 के अर्थान्तर्गत अलवर जिसमें राजस्थान सरकार की अधिसूचना सं . एफ - 1/ 2/एल एस 

जी /63/ 63948 - 950 दिनांक 30 अप्रैल, 1976 में अधिसूचित किए गए क्षेत्र शामिल हैं , 
( 7 ) अमरावती नगर निगम अधिनियम, 1983 के अर्थान्तर्गत अमरावती जिसमें अमरावती शहर में समाविष्ट क्षेत्र शामिल हैं , 
( 8) पश्चिम बंगाल नगर अधिनियम, 1993 के अर्थान्तर्गत वर्धमान ( बुर्दवान ) जिसमें बुर्दवान नगरपालिका में समाविष्ट क्षेत्र शामिल 


( 9 ) कर्नाटक सरकार द्वारा दिनांक 18 - 10 - 1995 की अधिसूचना सं. एच यू डी - 282 एम एल आर - 95 द्वारा अधिसूचित बेलगाँव 

जिसमें बेलगांव शहर के नगर निगम के क्षेत्र और गजट अधिसूचना सं . एस आर ओ सं. 202 दिनांक 16 - 4 - 1970 और 1875 

का एस आर ओ सं. 527 के तहत् बेलगॉव छावनी बोर्ड के क्षेत्र शामिल हैं , 
( 10 ) कर्नाटक सरकार द्वारा दिनांक 26 - 7 - 1995 की अधिसूचना सं. एचयूडी 306 एम एल आर 95 में अधिसूचित किए गए क्षेत्रों समेत 

बेलारी जिसमें बेलारी शहर के शहरी समूह शामिल हैं , 
( 11 ) उड़ीसा नगर अधिनियम , 1950 के अर्थान्तर्गत बेरहामपुर (ब्रह्मपुर ) जिसमें ( i ) बेरहामपुर नगरपालिका में समाविष्ट क्षेत्र शमिल 

हैं , ( ii ) उड़ीसाविकास प्राधिकरण अधिनियम , 1982 के अर्थान्तर्गत बेरहामपुर विकास प्राधिकरण में समाविष्ट क्षेत्र शामिल हैं , 
( 12 ) भागलपुर नगर निगम अधिनियम के अर्थान्तर्गत का. आ . 485 दिनांक 16 -4 - 1986 के तहत - भागलपुर जिसमें भागलपुर में 

समाविष्ट क्षेत्र शामिल हैं , 
बम्बई प्रान्तीय निगम अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत दिनांक 12- 2- 1982 की अधिसूचना द्वारा परिभाषित भावनगर जिसमें 

भावनगर नगर निगम के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र शामिल हैं , 
( 14 ) महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम , 1965 के अर्थान्तर्गत भिवण्डी जिसमें भिवण्डी निजामपुर नगर परिषद में समाविष्ट क्षेत्र शामिल 


( 15 ) भुवनेश्वर जिसमें (i) उड़ीसा नगर अधिनियम, 1950 के अर्थान्तर्गत भुवनेश्वर नगरपालिका में समाविष्ट क्षेत्र (ii) उड़ीसा 

विकास प्राधिकरण अधिनियम , 1982 के अर्थान्तर्गत भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण में समाविष्टः क्षेत्र शामिल हैं , 
( 16 ) बिहारशरीफ नगर निगम अधिनियम दिनांक 21 -6 - 1988 के अन्तर्गत बिहारशरीफ जिसमें बिहारशरीफ में समाविष्ट क्षेत्र 

शामिल हैं । 
( 17 ) राजस्थान नगर अधिनियम , 1959 के अन्तर्गत राजस्थान सरकार की अधिसूचना सं. एफ /( 12 ) एल एस जी /74/ 345 दिनांक 

19 फरवरी, 1982 में अधिसूचित बीकानेर और इसमें समाविष्ट क्षेत्र शामिल हैं , 
( 18 ) मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम , 1956 के अर्थान्तर्गत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना सं . 755 / XVIII - 1 - 80 दिनांक 

27 - 02 - 1980 द्वारा अधिसूचित बिलासपुर जिसमें बिलासपुर के नगर निगम में समाविष्ट क्षेत्र शामिल हैं , 
( 19 ) बोकारों स्टील शहर , 
( 20 ) महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरीय अधिनियम , 1965 के अर्थान्तर्गत चन्द्रपुर जिसमें चन्द्रपुर शहर में 

समाविष्ट क्षेत्र शामिल हैं , 
( 21 ) कुडप्पा नगरपालिका में कुडप्पा जिसमें समाविष्ट क्षेत्र शामिल हैं , 

कटक जिनमें उड़ीसा नगर अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत कटक नगरपालिका में समाविष्ट क्षेत्र ( ii ) उड़ीसा विकास प्राधिकरण 

अधिनियम , 1982 के अन्तर्गत कटक विकास प्राधिकरण में समाविष्ट क्षेत्र शामिल हैं , 
( 23 ) दरभंगा नगर निगम अधिनियम का. आ . 1280 दिनांक 23 - 8 - 1992 के तहत् अर्थान्तर्गत दरंभगा जिसमें दरभंगा में समाविष्ट क्षेत्र 

शामिल हैं , 
( 24 ) कर्नाटक सरकार द्वारा अधिसूचना सं. एच यूडी ( 35 एम एल आर 95 ) दिनांक 7 -10 - 95 में अधिसूचित देवनगर जिसमें देवनगरे 

शहर में समाविष्ट क्षेत्र शामिल हैं , 
( 25 ) देहरादून जिसमें देहरादून के नगर निगम में समाविष्ट क्षेत्र शामिल हैं , 
( 26 ) महाराष्ट्र राज्य शहर आयोजना नियमावली, 1966 के अन्तर्गत धुले जिसमें धुले नगरपालिका में समाविष्ट क्षेत्र शामिल हैं , 
( 27 ) दुर्गापुर नगर निगम अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत दुर्गापुर जिसमें दुर्गापुर नगर निगम में समाविष्ट क्षेत्र शामिल हैं , 
( 28 ) एलोर जिसमें एलोर न्यायपालिका में समाविष्ट क्षेत्र शामिल हैं , 


( 22 ) 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 29 ) तमिलनाडु जिला न्यायपालिका अधिनियम , 1920 के अर्थान्तर्गत इरोड जिसमें इरोड न्यायपालिका में समाविश्ट क्षेत्र शामिल हैं , 
( 30 ) फरूखाबाद - फतेहगड़ की नगरपालिका परिषद् जिसके अंतर्गत फरूखाबाद एवं फतेहगड़ में समाविष्ट क्षेत्र हैं , 
( 31 ) फिरोजाबाद की नगरपालिका जिसके अन्तर्गत फिरोजाबाद क्षेत्र समाविष्ट है , 
( 32 ) गया नगर निगम अधिनियम एस ओ 1390 दिनांक 18 - 11 - 1983 के अर्थान्तर्गत गया और गया में समाविष्ट क्षेत्र , 
( 33 ) कर्नाटक सरकार की अधिसूचना सं. एच यूडी 401 एम एल आर 95, दिनांक 19 -10- 95 द्वारा अधिसूचित किए गए क्षेत्रों समेत 

गुलबर्गा और गुलबर्गा शहर के क्षेत्र , 
( 34 ) गुन्टूर की नगर बस्ती जिसके अर्न्तगत गुन्टूर की नगर निगम क्षेत्र समाविष्ट हैं , 
( 35 ) महाराष्ट्र नगर पंचायत अधिनियम, एक्ट 1965 के अर्थान्तर्गत इचलकरंजी और इचलकरंजी नगर परिषद में समाविष्ट क्षेत्र है , 
( 36 ) इम्फाल की नगर परिषद काऊंसिल जिसके अंतर्गत इम्फाल क्षेत्र समाविष्ट हैं , 
( 37 ) महाराष्ट्र नगर परिषद् काऊंसिल नगर पंचायत अधिनियम , 1965 के अर्थान्तर्गत जलगांव और जलगांव नगरपालिका में समाविष्ट 

क्षेत्र शामिल हैं , 
( 38 ) राज्य विधान निर्वाचन आयोग गुजरात द्वारा जारी अधिसूचना सं . जे एम के में 1194 - 2 - 95, तारीख 8 - 3 - 1995 परिभाषित 

जामनगर और जामनगर नगर निगम में समाविष्ट क्षेत्र शामिल हैं , 
( 39 ) झांसी की नगर बस्ती जिसके अंतर्गत झांसी नगर परिषद् और कन्टोनमेंट बोर्ड सीमा क्षेत्र समाविष्ट है , 
( 40 ) काकीनाडा जिसके अंतर्गत काकीनाडा नगर परिषद का क्षेत्र समाविष्ट है , 
( 41 ) कन्नूर ( कन्नौर) जिसके अन्तर्गत कन्नूर नगर परिषद का क्षेत्र समाविष्ट है, 
( 42 ) खड्गपुर जिसके अन्तर्गत खड्गपुर नगर परिषद का क्षेत्र समाविष्ट है , 
( 43 ) कोल्हापुर जिसके अन्तर्गत बाम्बे प्रान्तीय नगर निगम अधिनियम 1949 के अन्तर्गत कोल्हापुर की नगर निगम के क्षेत्र समाविष्ट 


( 44 ) कोल्लाम ( क्यीलोन ) जिसके अन्तर्गत कोल्लाम नगर परिषद का क्षेत्र समाविष्ट है, 
( 45 ) कुरनूल जिसके अन्तर्गत कुरनूल नगर निगम का क्षेत्र समाविष्ट है, 
( 46 ) मालीगांव जिसके अन्तर्गत महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायत और इंडस्ट्रियल टाऊन अधिनियम , 1965 के अर्थान्तर्गत मालीगांव 

के नगर परिषद में समाविष्ट क्षेत्र शामिल है , 
( 47 ) कर्नाटक सरकार द्वारा अधिसूचना सं. एम डी 174 / यू एम एस /95 तारीख 16 - 3 - 1997 में अधिसूचित मंगलोर जिसमें मंगलोर 

शहर के क्षेत्र शामिल हैं , 

मथुरा जिसके अन्तर्गत मथुरा की नगरपालिका का क्षेत्र समाविष्ट है , 
( 49 ) मुरादाबाद जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 2474/ 9 - 7 - 94 ( एम बी )/ 94 तारीख 4 - 8 - 94 के तहत 

परिभाषित मुरादाबाद शहर की नगरीय सीमाओं में समाविष्ट क्षेत्र शामिल है , 
( 50 ) मुजफ्फरनगर जिसके अन्तर्गत मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद् का समाविष्ट क्षेत्र शामिल है , 

मुजफ्फरपुर नगर निगम अधिनियम एस ओ 487 दिनांक 16 - 4- 1981 के अर्थान्तर्गत मुजफ्फरपुर जिसमें मुजफ्फरपुर नगर 

निगम में समाविष्ट क्षेत्र शामिल है , 
( 52 ) महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायत और औद्योगिक शहर अधिनियम , 1965 में यथा- अभिप्रेत नान्देड नगरपालिका में आने वाले 

क्षेत्रों सहित नान्देड ; 
( 53 ) नैल्लोर नगरपालिका में आने वाले क्षेत्रों सहित नैल्लौर ; 
( 54 ) निजामाबाद नगर निगम में आने वाले क्षेत्रों सहित निजामाबाद ; 
( 55 ) ओंडल ; 
( 56 ) पटियाला नगर निगम , पटियाला छावनी और पटियाला शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित शहरी सम्पदा के सभी चरणों सहित 

पटियाला; 


( 51 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [Part II — Sec . 3(ü )] 
( 57 ) पान्डेिचेरी नगर परिषद् से अभिप्रेत पांडिचेरी नगरपालिका अधिनियम, 1973 में आने वाले क्षेत्रों सहित पांडिचेरी ; 
( 58 ) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 21 - 2 - 1977 की अधिसूचना सं. 48XVIII - 2 - 77 में यथा अधिसूचित रायपुर नगर निगम में 

आने वाले क्षेत्रों ( मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 से अभिप्रेत ) सहित रायपुर ; 
( 59 ) राजाहमुन्द्री नगर निगम में आने वाले क्षेत्रों सहित राजाहमुन्द्री; 
( 60 ) रामागुन्दम जिसमें रामगुन्दम नगर निगम में समाविष्ट क्षेत्र शामिल है ; 
( 61 ) रामपुर राज्य की दिनांक 1 - 2 - 1944 के असाधारण राजपत्र में यथा परिभाषित रामपुर शहर की नगर सीमा में आने वाले क्षेत्रों सहित 

रामपुर 
( 62 ) हरियाणा राज्य के नगर अधिनियम , 1973 और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 23 - 12 - 1984 की अधिसूचना के तहत 

विकसित क्षेत्रों से अभिप्रेत रोहतक शहर की नगर सीमाओं में आने वाले क्षेत्रों सहित रोहतक; 


( 63 ) उड़ीसा नगर अधिनियम , 1950 से अभिप्रेत राऊरकेला नगरपालिका में आने वाले क्षेत्रों और (ii ) उड़ीसा नगर अधिनियम, 1950 

से अभिप्रेत दिनांक 15 अप्रैल, 1996 की उड़ीसा राजपत्र में यथा - अधिसूचित राऊरकेला औद्योगिक टाऊनशिप में आने वाले क्षेत्रों 

सहित राऊरकेला; 
( 64 ) मध्य प्रदेश सरकार की दिनांक 11 - 1- 1985 की अधिसूचना सं. 202 - 32 - 1 - 85 और मध्य प्रदेश राजपत्र, असाधारण, सं. 490 

दिनांक 1 - 9 - 1998 में संशोधन द्वारा अधिसूचित किये गए क्षेत्रों सहित सागर ; 


( 65 ) सहारनपुर नगरपालिका में आने वाले क्षेत्रों सहित सहारनपुर ; 
( 66 ) बंबई प्रान्तीय नगर निगम अधिनियम , 1949 से अभिप्रेत सांगली - मिरज और कुपवाड़ नगर निगम में आने वाले क्षेत्रों सहित 

सांगली; 
( 67 ) उत्तर प्रदेश सरकार की दिनांक 25-5 - 1978 की अधिसूचना में यथा परिभाषित शाहजंहापुर शहर की नगर सीमाओं में आने वाले 

क्षेत्रों सहित शाहजंहापुर 
( 68 ) शिलांग नगर बोर्ड में आने वाले क्षेत्रों सहित शिलांग; 
( 69 ) सिलीगुड़ी नगर निगम अधिनियम, 1990 से अभिप्रेत सिलीगुड़ी नगर निगम में आने वाले क्षेत्रों सहित सिलीगुडी ; 
( 70 ) तमिलनाडु जिला नगरपालिका अधिनियम, 1920 से अभिप्रेत थनजावूर नगर पालिका में आने वाले क्षेत्रों थनजाबूर; 
( 71 ) तिरुनेलवली शहर नगर निगम अधिनियम , 1994 से अभिप्रेत निरूनेलवली नगर निगम में आने वाले क्षेत्रों सहित तिरुनेलवली ; 
( 72 ) तमिलनाडु जिला नगरपालिका अधिनियम , 1920 से अभिप्रेत तिरूपुर नगरपालिका में आने वाले क्षेत्रों सहित तिरूपुर ; 
( 73 ) त्रिसुर नगरपालिका में आने वाले क्षेत्रों सहित त्रिसुर (त्रिचूर) ; 
( 74 ) तमिलनाडु जिला नगरपालिका अधिनियम , 1920 से अभिप्रेत तूतीकोरिन नगरपालिका में आने वाले क्षेत्रों सहित तूतीकोरिन ; 
( 75 ) राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम, 1959 से अभिप्रेत राजस्थान सरकार की दिनांक 27 जून , 1983 की अधिसूचना 

सं . एफ ( 1 ) ( 2 )/ टी पी /63 में यथा अधिसूचित क्षेत्रों सहित उदयपुर ; 
( 76 ) उज्जैन विकास प्राधिकरण में आने वाले क्षेत्रों तथा शहरी भूमि ( परिसीमन ) और विनियमन अधिनियम, 1976 से अभिप्रेत 

अधिसूचित क्षेत्रों सहित उज्जैन; 
( 77 ) तमिलनाडु जिला नगर पालिका अधिनियम , 1920 से अभिप्रेत वैलोर नगर पालिका में आने वाले क्षेत्रों सहित वैलोर; 


( 78 ) वारंगल नगर निगम में आने वाले क्षेत्रों सहित वारंगल; 
( 79 ) हरियाणा राज्य के नगर अधिनियम , 1973 और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित क्षेत्रों से अभिप्रेत यमुनानगर की 

नगर सीमाओं में आने वाले क्षेत्रों सहित यमुनानगर । 


[ फा . सं . 142/53 / 99 - टीपी एल / अधिसूचना सं . 11326 ] 


. डी . करुणाकर राव , अवर सचिव 


[ 977 II UUS 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue ) 


(Central Board of Direct Taxes) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 10th April , 2000 


INCOME - TAX 


S. 0 . 373( E ). In exercise of the powers conferred by the first proviso to sub -section (1) of section 
139 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby specifies the immovable 
properties, referred to below as immovable properties, for the purposes of clause (i) of the said proviso - - 


(a ) occupying the floor area of 1500 sq. ft. or more in respect of immovable 
property used for residential ( other than huts and kutcha dwellings ) purposes; and 


(b ) occupying the floor area of 225 sq. ft. or more in respect of immovable 
property used for commercial purposes , 


in the following areas specified by the Board, namely : 


Urban agglomeration of - 


N 


n 


Ahmednagar including the areas comprised in the Municipality of Ahmednagar 
within the meaning of the Maharashtra Nagar Parishada Nagar Panchayat and 
Industrial Town Act, 1965 ; 
Ajmer including the areas as notified in the Government of Rajasthan Notification 
No. F I (5 ) TP /72 dated 16th August, 1976 within the meaning of the Rajasthan 
Urban Improvement Act, 1959; 
Akola including the areas comprised in the city of Akola within the meaning of the 
Maharashtra Municipal Councils Nagar Panchayat and Industrial Township Act, 
1965; 
Alappuzha (Alleppey) including the areas comprised in Alappuzha Municipality ; 
Aligarh including the areas comprised in the Municipal Corporation of Aligarh ; 
Alwar including the areas as notified in the Government of Rajasthan Notification 
No. F 1/ 2 /LSG /63/63948- 950 dated 30th April, 1976 within the meaning of the 
Rajasthan Municipal Act, 1959; 
Amravati including the areas comprised in the city of Amravati within the meaning 
of the Amravati Municipal Corporation Act, 1983 ; 
Barddhaman (Burdwan ) including the areas comprised in the Burdwan Municipality 
within the meaning of the West Bengal Municipal Act, 1993 ; 


trio 


. 


o 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 11 - - Sec . 3 ( ii )] 


10 . 


Belgaum including the areas of Municipal Corporation of Belgaum city as notified 
by the Karnataka Government in the Notification No.HUD .282.MLR . 95 dated 
18 . 10 . 1995 and the areas of Belgaum Cantonment Board vide Gazette Notification 
NO .SRO 202 dated 16 . 4 . 1970 and SRO No. 527 of 1875 ; 
Bellary including the urban agglomeration of Bellary city including the areas as 
notified by the Karnataka Government in the Notification No.HUD .306 MLR 95 
dated 26 .7 . 1995 ; 
Berhampur (Brahmapur ) including (i) the areas comprised in the Berhampur 
Municipality within the meaning of the Orissa Municipal Act, 1950 ; and ( ii) the 
areas comprised in the Berhampur Development Authority within the meaning of 
the Orissa Development Authorities Act, 1982 ; 
Bhagalpur including the areas comprised in Bhagalpur within the meaning of the 
Bhagalpur Municipal Corporation Act vide S . O . 485 dated 16 . 4 .1981; 
Bhavnagar including the areas falling within the Bhavnagar Municipal Corporation as 
defined under the Bombay Provincial Corporation Act, 1949 by notification dated 
12 . 2 . 1982; 
Bhiwandi including the areas comprised in the Municipal Council of Bhiwandi 
Nizampur within the meaning of the Maharashtra Municipalities Act, 1965 ; 
Bhubaneswar including (i) the areas comprised in the Bhubaneswar Municipality 
within the meaning of the Orissa Municipal Act, 1950 ; and ( ii ) the areas comprised 
in the Bhubaneswar Development Authority within the meaning of the Orissa 
Development Authorities Act, 1982; 
Biharsharif including the areas comprised in Biharsharif within the meaning of the 
Biharsharif Municipal Corporation Act dated 21 .6 . 1988; 
Bikaner including the areas as notified in the Government of Rajasthan Notification 
No. F I ( 12 ) LSG /74 / 345 dated 19th February , 1982 within the meaning of the 
Rajasthan Municipal Act, 1959 ; 
Bilaspur including the areas comprised in the Municipal Corporation of Bilaspur as 
notified by the Government of Madhya Pradesh in Notification No .755 -XVIII- 1 - 80 
dated 27 .02 . 1980 within the meaning of Madhya Pradesh Municipal Corporation 
Act, 1956 ; 
Bokara Steel City; 
Chandrapur including the areas comprised in the city of Chandrapur within the 
meaning of the Maharashtra Municipal Councils Nagar Panchayat and Industrial 
Township Act, 1965; 
Cuddapah including the areas comprised in the Cuddapah Municipality ; 
Cuttack including (i) the areas comprised in the Cuttack Municipality within the 
meaning of the Orissa Municipal Act, 1950 ; and ( ii) the areas comprised in the 
Cuttack Development Authority within the meaning of the Orissa Development 
Authorities Act, 1982 ; 
Darbhanga including the areas comprised in Darbhanga within the meaning of the 
Darbhanga Municipal Corporation Act vide S. O . 1280 dated 23 .8 . 1982 ; 
Davangere including the areas of Davangere city as notified by the Karnataka 
Government in the Notification No.HUD . 35 I MLR 95 dated 07 .10 . 95 ; 
Dehradun including the areas comprised in Municipal Corporation of Dehradun ; 


[ 4M 1] - UE 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


26. 


27 . 


Dhule including the areas comprised in the Municipality of Dhule within the 
meaning of the Maharashtra State Town Planning Rules, 1966; 
Durgapur including the areas comprised in the Durgapur Municipal Corporation 
within the meaning of the Durgapur Municipal Corporation Act, 1994 ; 
Ellore including the areas comprised in the Ellore Municipality ; 
Erode including the areas comprised in the Erode Municipality within the meaning 
of the Tamilnadu District Municipalities Act, 1920 ; 
Farrukhabad - cum -Fatehgarh including the areas comprised in the Nagarpalika 
Parishad of Farrukhabad Fatehgarh ; 
Ferozabad including areas comprised in the Nagarpalika of Ferozabad ; 
Gaya including the areas comprised in Gaya within the meaning of the Gaya 
Municipal Corporation Act vide S. O . 1390 dated 18 . 11 . 1983 ; 
Gulbarga including the areas of Gulbarga city including the areas as notified by the 
Karnataka Government in the Notification NO ,HUD .40 ! MLR 95 dated 19 . 10 . 95 ; 
Guntur including the areas comprised in the Municipal Corporation ofGuntur ; 
Ichalkaranji including the areas comprised in the Municipality of Ichalkaranji within 
the meaning of the Maharashtra Nagarpanchayat Adhiniyam Act, 1965 ; 
Imphal including the areas comprised within the Imphal Municipal Council; 
Jalgaon including the areas comprised in the Municipality of Jalgaon within the 
meaning of the Maharashtra Municipal Councils Nagar Panchayat Act , 1965 ; 
Jamnagar including the areas falling within the Jamnagar Municipal Corporation as 
defined in the Notification No. JMK / I 194 -2 -95 dated 08 .3.1995 issued by the State 
Assembly Election Commission , Gujarat; 
Jhansi including areas comprised in the jhansi Municipality and Cantonment Board 
limits of Jhansi; 
Kakinada including the areas comprised in the Kakinada Municipality ; 
Kannur ( Cannanore) including the areas comprised in Kannur Municipality ; 
Kharaghpur including the areas comprised in the Kharaghpur Municipality ; 
Kolhapur including the areas comprised in the Municipal Corporation of Kolhapur 
within the meaning of the Bombay Provincial Municipal Corporation Act, 1949 ; 
Kollam ( Quilon ) including the areas comprised in Kollam Municipality ; 
Kurnool including the areas comprised in the Kurnool Municipal Corporation ; 
Malegaon including the areas comprised in the Municipality of Malegaon within the 
meaning of the Maharashtra Nagar Parishada Nagar Panchayat and Industrial Town 
Act, 1965 ; 
Mangalore including the areas of Mangalore city as notified by the Karnataka 
Government in the Notification No .MD . 174/UMS/ 95 dated 16 . 3. 1997 ; 
Mathura including areas comprised in the Nagarpalika of Mathura ; 
Moradabad including the areas comprised in the municipal limits of Moradabad city 
as defined vide notification no .2474/9 -7 -94 (M .B .)/94 dated 04.8.94 by the 
Government of Uttar Pradesh ; 
Muzaffarnagar including the areas comprised in the Muzaffarnagar Nagarpalika 
Parishad; 
Muzaffarpur including the areas comprised in Muzaffarpur Municipal Corporation 
within the meaning of the Muzaffarpur Municipal Corporation Act vide S. O . 487 
dated 16 . 4 . 1981; 


41 . 


51. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II - Sec . 3 ( ii )] 


52 . 


Nanded including the areas comprised in the Municipality of Nanded within the 
meaning of the Maharashtra Nagar Parishada Nagar Panchayat and Industrial Town 
Act, 1965; 
Nellore including the areas comprised in the Nellore Municipality ; 
Nizamabad including the areas comprised in the Municipal Corporation of 
Nizamabad ; 
Ondal; 
Patiala including the areas comprised in the Municipal Corporation of Patiala , 
Patiala Cantonment and all phases of urban estate developed by Patiala Urban 
Development Authority; 
Pondicherry including the areas comprised in the Pondicherry Municipality Council 
within the meaning of the Pondicherry Municipalities Act, 1973 ; 
Raipur including the areas comprised in the Municipal Corporation of Raipur as 
notified by the Government of Madhya Pradesh in Notification No. 48 -XVIII - 2 - 77 
dated 21 .02 . 1977 within the meaning of Madhya Pradesh Municipal Corporation 
Act, 1956 ; 
Rajahmundry including the areas comprised in the Municipal Corporation of 
Rajahmundry; 
Ramagundam including the areas comprised in the Municipal Corporation of 
Ramagundam ; 
Rampur including the areas comprised in the municipal limits of Rampur city as 
defined in extra - ordinary Gazette dated 01 .2 . 1944 of Rampur State ; 
Rohtak including the areas comprised in the municipal limits of Rohtak City within 
the meaning of Municipal Act, 1973 of Haryana State and areas developed by 
Haryana Urban Development Authority vide the notification dated 23. 12.84; 
Rourkela including (i) the areas comprised in the Rourkela Municipality within the 
meaning of Orissa Municipal Act , 1950 ; and ( ii ) the areas comprised in the 
Rourkela Industrial Township as notified in Orissa Gazette dated 15th April , 1996 
within the meaning of the Orissa Municipal Act, 1950 ; 
Sagar including the areas notified by the Government of Madhya Pradesh in 
Notification No . 202 - 32 - 1 - 85 dated 11. 01 .1985 and amendment of Madhya 
Pradesh Gazette Extraordinary No. 490 dated 01 . 09 . 1998 ; 
Saharanpur including the areas comprised in the Saharanpur Municipality ; 
Sangli including the areas comprised in the Municipal Corporation of Sangli-Miraj & 
Kupwad within the meaning of the Bombay Provincial Municipal Corporation Act, 
1949; 
Shahjahanpur including the area comprised in the municipal limits of Shahjahanpur 
city as defined in notification no .652/ Eleven / 24 - B / 1968 dated 25 . 5 . 1978 of 
Government of Uttar Pradesh ; 
Shillong including the areas comprised within the Shillong Municipal Board ; 
Siliguri including the areas comprised in the Municipal Corporation of Siliguri 
within the meaning of Siliguri Municipal Corporation Act, 1990 ; 
Thanjavur including the areas comprised in the Thanjavur Municipality within the 
meaning of the Tamilnadu District Municipalities Act, 1920 ; 
Tirunelveli including the areas comprised in the Tirunelveli Municipal Corporation 
within the meaning of the Tirunelveli City Municipal Corporation Act, 1994 ; 


[ 477 II - 05 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


72. 


73. 


Tiruppur including the areas comprised in the Tiruppur Municipality within the 
meaning of the Tamilnadu District Municipalities Act, 1920; 
Trissur (Trichur) including the areas comprised in the Trissur Municipality; 
Tuticorin including the areas comprised in the Tuticorin Municipality within the 
meaning of the Tamilnadu District Municipalities Act, 1920 ; 
Udaipur including the areas as notified in the Government of Rajasthan 
Notification No.F ( ) (2) TP/63 dated 27th June, 1983 within the meaning of the 
Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 ; 
Ujjain including the areas notified within the meaning of the Urban Land (Ceiling 
and Regulation ) Act, 1976 and the areas comprised in the Ujjain Vikas Pradhikaran ; 
Vellore including the areas comprised in the Vellore Municipality within the 
meaning of the Tamilnadu District Municipalities Act, 1920 ; 
Warangal including the areas comprised in the Municipal Corporation ofWarangal; 
Yamunanagar including the areas comprised in the municipal limits of 
Yamunanagar within the meaning of the Municipal Act, 1973 of Haryana State and 
the areas developed by Haryana Urban Development Authority . 


78 . 
79. 


[F. No. 142/53/99- TPL /Notification No : 11326 ] 


D . KARUNAKARA RAO , Under secy . 


1065 ) Gill roo - 2 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


